सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 पौष , 1937 ( श०) 


संख्या 86 राँची, बुधवार 


30 दिसम्बर , 2 0 15 ( ई०) 


कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


अधिसूचना 


16 अक्टूबर , 2015 


संख्या-4/ विविध- 10 -20/ 20 15 का . 9 16 0 -- अपर समाहर्ता, (विधि व्यवस्था) , जमशेदपुर के पद पर 
पदस्थापित श्री बाल किशुन मुण्डा, झा०प्र०से०, ( कोटि क्रमांक- 6 4 9 / 0 3 , गृह जिला. राँची) को पूर्वी सिंहभूम , 
जमशेदपुर जिला में विधि व्यवस्था संधारण हेतु दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 ( एक्ट- 2 , 19 74 ) की धारा- 20 के तहत 
दण्डाधिकारी की शक्ति कैलेण्डर वर्ष. 2 0 15 तक के लिये प्रदान की जाती है । 
संख्या- 4 / विविध- 10 - 2 0/ 2 0 15 का . 9 16 1/ कार्यपालक पदाधिकारी, चास नगर निगम, चास के पद पर पदस्थापित 
श्री कृष्ण कुमार , झा०प्र०से०, ( तृतीय बैच, गृह जिला- हजारीबाग ) अतिरिक्त प्रभार आवासीय दण्डाधिकारी, बोकारो 
को दण्ड प्रक्रिया संहिता 19 7 3 ( एक्ट-2 , 19 74 ) की धारा- 20 के तहत दण्डाधिकारी की शक्ति प्रदान की जाती है । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 

एच० के० सुधांशु, 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 8 6 – 50 | 


